निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
पटना 237 पटना . कार्तिक 1932 COM 


5 कार्तिक 1932 ( श ) 
( सं0 पटना 737 ) पटना , बुधवार , 27 अक्तूबर 2010 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

19 अक्तूबर 2010 
सं० निग / सारा - 4 - (पथ ) - आरोप – 04 / 10 - 14685 (एस ) - श्री रवि वर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ 
प्रमंडल मधुबनी, सम्प्रति सहायक अभियंता, सेतु निरूपण अंचल , केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार , 
पटना द्वारा पथ प्रमंडल मधुबनी के पदस्थापन काल में मधेपुर – ढ़ेगहा पथ ( लम्बाई 5.6 कि0मी0 ) में मिट्टी कार्य 
के Compaction का समुचित पर्यवेक्षण नहीं किये जाने के आरोप के लिए आरोप प्रपत्र " क गठित कर श्री वर्मा 
से विभागीय पत्रांक - 1459 ( ई) अनु०, दिनांक 19 अप्रील 2010 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी । श्री रवि वर्मा, 
तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल मधुबनी सम्प्रति सहायक अभियंता, सेतु निरूपण अंचल , केन्द्रीय निरूपण 
संगठन , पटना द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक शून्य , दिनांक 02 जून 2010 के विभागीय समीक्षोपरान्त पाया गया 
कि श्री वर्मा द्वारा मिट्टी के Compaction कार्य का समुचित पर्यवेक्षण नहीं किया गया । 

इस आलोक में श्री रवि वर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल मधुबनी सम्प्रति सहायक अभियंता, 
सेतु निरूपण अंचल , केन्द्रीय निरूपण संगठन , पथ निर्माण विभाग , बिहार , पटना के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य 
नहीं मानते हुए " चेतावनी " का दंड संसूचित किया जाता हैं । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 737 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette.bih. nic .in 


